Six 


HD 


SAKAR 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


4 आषाढ़, 1937 ( श० ) 


संख्या 437 राँची , गुरुवार 


25 जून , 2 0 15 ( ई०) 


नगर विकास विभाग 


अधिसूचना 
22 जून, 20 15 


संख्या- 1/ स्था0/ श0स्था0नि0/ न0वि0- 135/ 2014-2156-- श्री प्रमोद कुमार, प्रभारी तकनीकी सदस्य , 
खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार , धनबाद को कार्यहित एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से स्थानान्तरित करते हुए 
कार्यपालक अभियंता, जल पर्षद , राँची नगर निगम , राँची के रिक्त पद पर अगले आदेश तक के लिए 
पदस्थापित किया जाता है । 


झारखण्ड के राज्यपाल के आदेश से , 

राम नारायण प्रसाद , 
सरकार के उप सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 4 3 7 – 50 । 


